


GER कार्यालय जनसम्पर्क अधिकारी 
a, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर 
राजा पंचम सिंह मार्ग, ग्वालियर (म.प्र.) -- 474002 


फोन, eA : 0754—2970230, 2970234 
ईमेल : pro.rvskvvi@email.com 
eh. / जन कार्य, /2027—22 / 3 T दिनांक : 46/ 07 / 2027 
प्रति, 
श्रीमान संपादक महोंदय / ब्यूरोचीफ 


ग्वालियर, म.प्र. 
महोदय, 
निवेदन है कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर का एक महत्वपूर्ण समाचार प्रकाषनार्थ 
प्रेषित है। कृपया प्रकाशित कर सहयोग करने का कष्ट करें | 


& ih 
सा th aa 
JT 2 - 


(जनसम्पक अधिकारी) 


प्रेसनोट 
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के 
डॉ. दीपक हरि रानडे को डॉ. वसंतराव नाइक अवार्ड 


ग्वालियर। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में पदस्थ डॉ.दीपक हरि 
रानडे, अधिष्ठाता कृषि संकाय के नेतृत्व में शुष्क खेती क्रियात्मक अनुसंधान परियोजना (कृषि 
महाविद्यालय इंदौर) के वैज्ञानिकों की टीम को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), नई 
दिल्ली द्वारा डॉ. वसंतराव नाइक अवार्ड (2020) प्रदान किया गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 
वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय नरेंद्रसिंह तोमर द्वारा परिषद के 93 वें 
स्थापना दिवस कं अवसर पर आज प्रदान किया गया, जिसमे प्रशस्तिपत्र एवं पुरस्कार राशि 
एक लाख रुपये शामिल है। प्रतिवर्ष यह अवार्ड प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु किये गए 
उल्लेखनीय अनुसन्धान कार्यो के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान किया जाता है। टीम को यह 
अवार्ड मालवा व निमाड़ में कृषकों के प्रक्षेत्रों पर जल एवं मृदा संरक्षण एवं वर्षा जल संग्रहण 
तालाबों हेतु किये गए उत्कृष्ट अनुसन्धान कार्यो के लिए प्रदान किया गया है। 

इस उपलब्धि पर राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के 
कुलपति प्रो.एस.के.राव द्वारा पूरी टीम को बधाइयां दी है। उल्लेखनीय है कि डॉ. दीपक हरि 
रानडे को यह पुरस्कार 2009 में भी प्राप्त हो चुका है। डॉ. रानडे, शुष्क खेती क्रियात्मक 
अनुसंधान परियोजना के प्रभारी व शुष्क खेती परियोजना, कृषि महाविद्यालय इंदौर के मुख्य 
वैज्ञानिक रह चुके हैं। इसके अलावा वे अधिष्ठाता, उद्यानिकी महाविद्यालय, मंदसौर के पद पर 
भी कार्य कर चुके है। इस टीम में डॉ. इंदु स्वरूप, डॉ.एम.पी. जैन (पूर्व मुख्य वैज्ञानिक), डॉ. 
मोहन जादव व डॉ. दुष्यंत भगत शामिल है जो अखिल भारतीय शुष्क खेती समन्वित 
अनुसंधान परियोजना, कृषि महाविद्यालय इंदौर में कार्यरत है | 


म 





कार्यालय जनसम्पक अधिकारी 


ng है e Fa 
ALE s 


`  राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर 


राजा पंचम सिंह मार्ग, ग्वालियर (म.प्र.) -- 474002 


फोन / फैक्स : 0757—2970230, 2970234 





क्र.// OA. / 2027-22/9 u दिनांक : 76 707 / 2027 


प्रति, 
श्रीमान संपादक महोदय / ब्यूरोचीफ 


ग्वालियर्‌, AU. 
महोदय, 
निवेदन है कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर का एक महत्वपूर्ण समाचार प्रकाषनार्थ 
प्रेषित है। कूपया प्रकाशित कर सहयोग करने का कष्ट करें। 


न 7 y मु | = ca 
l., gi Es * के 
LACRA -À 


(जनसम्पक अधिकारी) 
प्रेसनोट : 
Dr. Vasantrao Naik Award to Dr.Deepak Hari Ranade 


of Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwavidyalaya 


ग्वालियर | Dr. Vasantrao Gwalior. Naik Award (2020) of the Indian Council of Agricultural 
Research (ICAR), New Delhi has been conferred to the team of scientists of the Operational 
Research Project for Dryland Agriculture, College of Agriculture Indore under the leadership of 
Dr. Deepak Hari Ranade, Dean, Faculty of Agriculture, posted at Rajmata Vijayaraje Scindia 
Agricultural University, Gwalior. This prestigious award was presented by the Union Agriculture 
Minister Hon'ble Narendra Singh Tomar today on the occasion of 93rd Foundation Day of the 
Council through virtual meeting, which includes a citation and prize money of one lakh rupees. 
Every year this award is given at the national level for the remarkable research work done for the 
conservation of natural resources. This award was given to the team for water and soil 
conservation and rain water harvesting ponds on the farmers fields in Malwa and Nimar. 

On this achievement, Prof. S.K. Rao, Vice Chancellor, Rajmata Vijayaraje Scindia 
Agricultural University Gwalior, has sent congratulations and best wishes to the entire team. It is 
noteworthy that Dr. Deepak Hari Ranade has received this award in 2009 as well. Dr. Ranade, 
has been the Chief Scientist of All India Coordinated research project for Dryland Agriculture 
College of Agriculture. Indore. Apart from this, he has also worked as Dean, Horticulture 
College, Mandsaur. The team includes Dr. Indu Swarup, Dr. M.P. Jain (Former Chief Scientist), 
Dr. Mohan Jadav and Dr. Dushyant Bhagat who are working in All India Coordinated research 
project for Dryland Agriculture College of Agriculture, Indore. 


ईमेल : pro.rvskvvía) gmail.com 


